रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTIL - Section 3 - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 610 ] 

नई दिल्ली , मंगलवार , जून 13 , 2006 / ज्येष्ठ 23 , 1928 
No. 610 ] 

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13 , 2006 / JYAISTHA 23, 1928 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 13 जून, 2006 
का . आ . 892 ( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. 
का. आ . 1124 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भारतीय जीवन धारा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट , सी - 128 /2 , भीकाजी कामा प्लेस , मोहम्मदपुर , 
नई दिल्ली - 110066 द्वारा देवरिया ( उत्तर प्रदेश ) में स्व . श्री रामलाल त्रिपाठी महाविद्यालय का संचालन , अस्पताल भवन का निर्माण , फर्नीचर, 
उपस्करों, फिक्सचर और फिटिंग की खरीद की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2004 -2005 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों 
की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ; 

और, जबकि , सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति आयकर विभाग द्वारा की गई जांच के आधार पर 
और धारा 35कग के तहत प्रदान की गई छूट वापिस लेने के प्रस्ताव के लिए उक्त ट्रस्ट को कारण बताओ के लिए दिए गए अवसर के प्रत्युत्तर 
में दिए गए उत्तर से संतुष्ट थी और सिफारिश की कि आयकर नियमावली , 1962 के नियम ड के उप -नियम ( 5 ) के साथ पठित आयकर 
अधिनियम, 1961 की धारा 35कग की उप - धारा ( 4 ) और उप - धारा ( 5 ) के तहत इसे धारा 35कग के तहत दी गई छूट को वापस ले लिया जाए । 

इसलिए , अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35कग की उप - धारा ( 4 ) और ( 5) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन धारा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, सी -128/ 2, भीकाजी कामा प्लेस, मोहम्मदपुर , नई 
दिल्ली - 110066 द्वारा देवरिया ( उत्तर प्रदेश ) में स्व . श्री रामलाल त्रिपाठी महाविद्यालय का संचालन, अस्पताल भवन का निर्माण , फर्नीचर , 
उपस्करों, फिक्सचर और फिटिंग की खरीद की परियोजना या स्कीम जो उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 8 पर विनिर्दिष्ट है उससे संबंधित भारत 
सरकार के राजपत्र असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) में दिनांक 29 सितम्बर, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की दिनांक 29 सितम्बर , 2003 की अधिसूचना सं का. आ. 1124( अ ) को वापिस लेती है और उक्त अधिसूचना सूचना में 
निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः : 

उक्त अधिसूचना में , क्रम सं. 6 जो भारतीय जीवन धारा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट , सी - 128/ 2, भीकाजी कामा प्लेस , मोहम्मदपुर , 
नई दिल्ली - 110066 द्वारा देवरिया ( उत्तर प्रदेश ) में चलाई जा रही स्व . श्री रामलाल त्रिपाठी महाविद्यालय के अस्पताल भवन के निर्माण, फर्नीचर, 
उपस्करों,फिक्सचर और फिटिंग की खरीद तथा संचालन की परियोजना और उनसे संबंधित प्रविष्टियां छोड़ दी जाएंगी तथा आयकर अधिनियम , 


1786 GI/ 2006 


. (1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii )]] 


imi... 


MOOLAntainer 


1961 की धारा 35कग की उप - धारा ( 2 ) के अंतर्गत खंड ( क ) के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रमाण - पत्र पर आयकर अधिनियम , 1961 के 
अंतर्गत आयकर की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा । 

[ सं. 139 /2006/ फा . सं. एन सी - 270 /358 / 2005 ] 

सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th June, 2006 
S . O ., 892 ( E ), — Whereas by notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue) number S .O . 1124 (E ) dated the 29th September, 2003 , issued under Sub -section (1 ) read with clause (b ) of the 
Explanation to Section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernmenthad specified at serial number 
8 , for construction ofhospital building , purchase of furniture, equipments, fixture and fitting and running of Swargiya Shri 
Ramlal Tripathi Mahavidhyalaya at Deoria (Uttar Pradesh ) by Bhartiya Jeevan Dhara Educational and Charitable Trust, 
C -128 /2 , Bhikaji Cama Place, Mohammadpur, New Delhi- 110066 as an eligible project or the scheme for a period of three 
years beginning with assessment year 2004 -2005 ; 

· And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , on the basis of an enquiry 
conducted by : Income- tax Department and the reply given by the said Trust in response to the opportunity given to it to 
show cause against the proposed withdrawal of exemption granted to it under Section 35 AC ,was satisfied and recommended 
under Sub - section (4 ) and Sub -section (5 ) of Section 35AC of the Income- tax Act, 1961 read with sub - rule (5 ) of Rule TIM 
of the Income tax Rules, 1962, for withdrawal of exemption granted under Section 35AC of the Income- tax Act, 1961. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - section (4 ) and Sub -section (5 ) of Section 35AC of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment hereby withdraws the notification of the Government of India , in 
the Ministry of Finance (Department of Revenue ), number S .O . 1124 (E ) dated the 29th September , 2003 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 (ii) dated the 29th September, 2003, in so far as it relates to the project or the 
scheme for construction of hospital building , purchase of furniture equipments , fixture and fitting and running of Swargiya 
Shri Ramlal Tripathi Mahavidhyalaya at Deoria (Uttar Pradesh ) which is being carried out by Bhartiya Jeevan Dhara 
Educational and Charitable Trust, C - 128 /2 , Bhikaji Cama Place , Mohammadpur, New Delhi- 110066 , mentioned at serial 
number 8 in the aforesaid notification and makes the following amendment in the said notification , namely : 

In the said notification , the serial number 8 relating to the project or the scheme for construction of hospital 
building, purchase of furniture equipments , fixture and fitting and running of Swargiya ShriRamlal Tripathi Mahavidhyalaya 
at Deoria (Uttar Pradesh ) which is being carried out by Bhartiya Jeevan Dhara Educational and Charitable Trust, C - 128 /2 , 
Bhikaji Cama Place ,Mohammadpur, New Delhi- 110066 and the entries relating thereto shall be omitted and the certificate 
fumished under clause (a ) of Sub - section (2 ) ofSection 35 AC of the Income- tax Act, 1961 shall not be taken into consideration 
while calculating the tax of the income under the Income-tax Act, 1961 . 

No. 139/ 2006/ F. No. NC -270/358/ 2005 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA,Dy. Secy. (NationalCommittee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 13 जून , 2006 
का . आ. 893( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप - धारा (1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 24 जुलाई , 2003 की अधिसूचना सं . 
का. आ . 839( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भारतीय जीवन धारा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, सी - 128 /2 , भीकाजी कामा प्लेस, मोहम्मदपुर, नई 
दिल्ली -110066 द्वारा देवरिया ( उत्तर प्रदेश ) में डा . रामलाल त्रिपाठी मेमोरियल अस्पताल भवन का निर्माण , फर्नीचर , उपस्करों, फिक्सचर और 
फिटिंग की खरीद तथा संचालन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2004 - 2005 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि 
के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ; . 

___ और अबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति आयकर विभाग द्वारा की गई जांच के आधार पर 
और धारा 35कग के तहत प्रदान की गई छूट वापिस लेने के प्रस्ताव के लिए उक्त ट्रस्ट को कारण बताओ के लिए दिए गए अवसर के प्रत्युत्तर 
में दिए गए उत्तर से संतुष्ट थी और सिफारिश की कि आयकर नियमावली , 1962 के नियम 11ड के उप - नियम ( 5 ) के साथ पठित आयकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35कग की उप - धारा ( 4 ) और उप- धारा ( 5 ) के तहत इसे धारा 35कग के तहत दी गई छूट को वापस ले लिया जाए । 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35कग की उप - धारा ( 4 ) और ( 5) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन धारा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट , सी -128/2 , भीकाजी कामा प्लेस , मोहम्मदपुर , नई 
दिल्ली -110066 द्वारा देवरिया ( उत्तर प्रदेश ) में डा. रामलाल त्रिपाठी महाविद्यालय के अस्पताल के भवन के निर्माण, फर्नीचर , उपस्करों, फिक्सचर 

और फिटिंग की खरीद तथा संचालन की परियोजना या स्कीम जो उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 6 पर विनिर्दिष्ट है उससे संबंधित भारत सरकार के 
राजपत्र, असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) में दिनांक 24 जुलाई , 2003 को प्रकाशित भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की दिनांक 24 जुलाई , 2003 की अधिसूचना सं. का . आ . 839 ( अ ) को वापिस लेती है और उक्त अधिसूचना सूचना में निम्नलिखित संशोधन 
करती है नामतः : 

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 6 जो भारतीय जीवन धारा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट , सी - 128/2, भीकाजी कामा प्लेस , मोहम्मदपुर , 
नई दिल्ली -110066 द्वारा देवरिया ( उत्तर प्रदेश ) में चलाई जा रही डा. रामलाल त्रिपाठी महाविद्यालय के अस्पताल भवन के निर्माण, फर्नीचर , 
उपस्करों, फिक्सचर और फिटिंग की खरीद तथा संचालन की परियोजना और उनसे संबंधित प्रविष्टियां छोड़ दी जाएंगी तथा आयकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35कग की उप - धारा ( 2 ) के अंतर्गत खंड ( क ) के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रमाण - पत्र पर आयकर अधिनियम , 1961 के 
अंतर्गत आयकर की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा । 

[ फा. सं 140/ 2006 / फा. सं. एन. सी.-270/358/ 2005 ] 

सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th June, 2006 
S . 0 . 893( E ). -- Whereas by notification of the Government of India , in the Ministry of Finance ( Department of 
Revenue ) number S . O . 839( E ) dated the 24th July , 2003, issued under Sub -section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation 
to Section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6, for 
construction of hospitalbuilding , purchase of furniture, equipments, fixture and fitting and running of Dr,Ramlal Tripathi 
Memorial Hospital at Deoria (Uttar Pradesh ) by Bhartiya Jeevan Dhara Educational and Charitable Trust , C - 128 /2 , Bhikaji 
Cama Place, Mohammadpur, New Delhi- 110066 as an eligible project or the scheme for a period of three years beginning 
with assessment year 2004 - 2005 ; 

And , whereas, the National Committee for Promotion ofSocial and Economic Welfare , on the basis of an enquiry 
conducted by Income- tax Department and the reply given by the said Trust in response to the opportunity given to it to 
show cause against the proposed withdrawal of exemption granted to it under Section 35AC , was satisfied and recommended 
under Sub - section (4 ) and Sub -section (5) of Section 35AC of the Income- tax Act, 1961 read with sub - rule (5 ) of Rule 11M 
of the Income- tax Rules , 1962, for withdrawalofexemption granted under Section 35ACofthe Income- tax Act, 1961 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub -section (4 ) and Sub -section (5 ) of Section 35AC of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby withdraws the notification of the Government of India , in 
theMinistry of Finance (Department ofRevenue ), number S .O . 839(E ) dated the 24th July, 2003, published in the Gazette of 
India, Extraordinary , Part II, Section 3 ( ii ) dated the 24th July , 2003, in so far as it relates to the project or the scheme for 
construction ofhospital building , purchase of furniture , equipments , fixture and fitting and running of Dr. Ramlal Tripathi 
Mahavidhyalaya at Deoria (Uttar Pradesh ) which is being carried outby Bhartiya Jeevan Dhara Educational and Charitable 
Trust, C - 128 /2 , Bhikaji Cama Place, Mohammadpur, New Delhi- 110066 , mentioned at serial number 6 in the aforesaid 
notification and makes the following amendment in the said notification , namely : 

In the said notification , the serial number 6 relating to the project or the scheme for construction of hospital 
building , purchase of furniture, equipments , fixture and fitting and running of Dr. Ramlal Tripathi Mahavidhyalaya at Deoria 
( Uttar Pradesh ) which is being carried out by Bhartiya Jeevan Dhara Educational and Charitable Trust , C- 128/ 2, Bhikaji 
Cama Place ,Mohammadpur, New Delhi- 110066 and the entries relating thereto shall be omitted and the certificate furnished 
under clause (a ) of Sub - section ( 2 ) of Section 35AC of the Income tax Act, 1961 shall not be taken into consideration while 
calculating the tax of the income under the Income-tax Act, 1961. 

[ F. No . 1402006 / F. No. NC- 270/ 358/2005 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA,Dy. Secy.(NationalCommittee) 


dew 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi -110064 , 

and Published by the Controller of Publications. Delhi - 110054. 


